रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


HAiitd = राज्जपन्र 
Che Gazette of India 


GO oM. -ZT. Wet. -37.-3092024-25735 
CG-DL-E-3092024-25735 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I—aqvs i 
PART I—Section 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2024/7 2, 946 
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 2], 946 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड) 
संकल्प 
नई दिल्‍ली, 42 सितम्बर, 2024 


WI. सं..एस.46042/04/2048-एलडब्ल्यू(बी).--ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 970 की धारा 
5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) 
अधिनियम,4970 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 27.06.988 की अधिसूचना सं. का.आ. 2063 के विरुद्ध उक्त 
अधिसूचना की अनुसूची में विनिदिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में ओडिशा कोयला और पावर लिमिटेड, 
मोहनपुर कोयला खदान परियोजना को छूट देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। 


2. समिति का संगटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे- 
4. श्री शिव कुमार यादव, - सदस्य 
अध्यक्ष, कोयला श्रमिक सभा, 
डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सिविल लाइंस, 
कोल एस्टेट ATTTL-44008 


5883 GI/2024 (4) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


N 


श्री दिलीप कुमार चक्रवर्ती, - सदस्य 
मकान नंबर 322ए, 
भगवान दास चित्रकार हाटा, 
हमायूंपुर उत्तर, गोरखपुर, 
उत्तर प्रदेश -273045 
3. कार्यकारी अभियंता (अनुबंध), - सदस्य 
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), 
कमरा नंबर 335, ए-विंग, 
निर्माण भवन, 
नई दिल्‍्ली-440044 
4. श्री के एन उमेश, - सदस्य 
राष्ट्रीय सचिव, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, 
बी टी रणदिवे भवन, 
43-ए, राउज Wary, 
नई दिल्‍ली - 40002 


5. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), - सदस्य-संयोजक 
भुवनेश्वर 

6. डॉ. पी.के. जेना - सदस्य समन्वयक 
निदेशक 
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम 
शक्ति भवन, रफी मार्ग, 
नई दिल्‍ली-44000॥ 

3. प्रस्तावित समिति के संदर्भ में शर्तें निम्नलिखित होंगे: - 


“ओडिशा कोयला और पावर लिमिटेड, मोहनपुर कोयला खदान परियोजना, सुंदरगढ़ जिले में खनन कार्य से 
संबंधित सभी पहलुओं में अनुबंध श्रम प्रणाली के कार्यों का अध्ययन करना तथा श्रम मंत्रालय में भारत सरकार की 
अधिसूचना संख्या का.आ. 2063 दिनांक 24.06.4988 की प्रयोज्यता से अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) 
अधिनियम, 4970 की धारा 34 के तहत छूट प्राप्त करने या न करने की उपयुक्त सिफारिश करने के संबंध में उक्त स्थापना 
द्वारा अधिसूचना को अनुसूची में निर्दिष्ट कार्य में अनुबंध श्रम के कुछ नियोजन को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।” 


4. समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा। समिति को अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। 
जय भगवान, सचिव 


[भाग [--खण्ड I] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


(Central Advisory Contract Labour Board) 


RESOLUTION 
New Delhi, the 2th September, 2024 


F. No. S-602/0I/20i8-LW(B).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition) Act, !970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to 
consider grant of exemption to Odisha Coal and Power Limited for Mohanpur Coal Mine Project, Sundargarh Distt. 
Odisha under section ३] of the Contract Labour (Regulation and Abolition Act,l970 against Notification No. 
S.0.2063 dated 2.06.988 in respect of certain employment of Contract Labour in the works specified in the 


schedule to the said Notification. 


2 


4. 


. 


Shri Shiv Kumar Yadav 
President, 

Koyala Shramik Sabha, 

WCL Headquarter, Civil Lines, 
Coal Estate Nagpur-4400]8. 


Shri Dilip Kumar Chakraborty, 


House No. 322A, Bhagwan Das Chitrakar Hata, 


Humayunpur North, 
Gorakhpur, Uttar Pradesh -27305. 


The Executive Engineer (Contract), 
Ministry of Housing and Urban Affairs, 
Central Public Work Department (CPWD), 
Room No. 335, A-Wing, 

Nirman Bhawan, New Delhi-00I. 


Shri K. N. Umesh, 

National Secretary, 

Centre of Indian Trade Unions, 

B T Ranadive Bhawan, 3-A, Rouse Avenue, 
New Delhi — !0002. 


Deputy Chief Labour Commissioner(C), 
Bhubaneswar 


Dr. P.K. Jena, 
Director 


The terms of reference of the proposed Committee shall be as follows:- 


“To study whether there is justification for grant of exemption to Odisha Coal and Power Limited for 
Mohanpur Coal Mine Project, Sundargarh Distt. Odisha and to make suitable recommendation whether or not 
exemption under section 3] of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, !970, from the applicability of 
notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.0.2063, dated 
2.06.988, in respect of employment of contract labour in the work specified in the schedule to the notification, 


be granted to the said establishment.” 


The composition of the Committee and its term of reference will be as under:- 


- Member 


-Member 


-Member 


-Member 


-Member-Convener 


-Member Coordinator 


The Headquarters of the Committee will be at Bhubaneshwar. The Committee should submit its report within 
two months. 


JAI BHAGWAN, Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. 


vAKHA NATH YADAVA, 


